. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़, 1937 ( श०) 


संख्या 466 राँची, सोमवार 


___ 29 जून , 2 0 15 ( ई० 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

26 जून, 2015 
संख्या- 9 । स्था0 -0 1- 03 / 20 15 - 10 9 (9).. झारखण्ड चिकित्सा, शिक्षा सेवा संवर्गाधीन भारतीय 
चिकित्सा परिषद , नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली 1997 
के नियम- 8 ( II ) ( ख ) में अंकित प्रावधानों के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित 
महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर एवं पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद 
में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत क्रम सं0 - 2 में अंकित पदधारकों को सह प्राध्यापक 
( वेतनमान रू० 15 ,6 0 0 - 39,100 ग्रेड वेतन रू० 7600 ) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है: . 
सहायक प्राध्यापक का नाम 

प्रोन्नति दिये जाने वाले पद का 

नाम विभाग का नाम । 


क्र0 


1. डॉ0 मकरध्वज प्रसाद, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग 


2 . डॉ0 रमेश चन्द्र झा , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह प्राध्यापक , एनाटॉमी विभाग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 29 , जून , 2015 


सहायक प्राध्यापक का नाम 


प्रोन्नति दिये जाने वाले पद का 

नाम/ विभाग का नाम 


3 . | डॉ0 सुनिल कुमार वर्मा, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह. प्राध्यापक , बायोकैमेस्ट्री विभाग 


डॉ0 उपेन्द्र कुमार , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । । 


सह- प्राध्यापक , फार्माकोलॉजी विभाग 


5 . डॉ0 बिजय चन्द्र बनर्जी, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह- प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग 


6 . डॉ0 अजय कुमार , एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


डॉ0 रमेश कुमार मन्धान एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह- प्राध्यापक , पैथोलॉजी विभाग 
सह- प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग 
सह- प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग 


डॉ0 ज्योति रंजन प्रसाद, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह- प्राध्यापक, पी0 एस0 एम0 विभाग 


9 . डॉ0 राज किशोर वर्मा, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 
10 . डॉ0 संजय कुमार सिन्हा , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह- प्राध्यापक , औषधी विभाग 


डॉ0 हीरालाल मुर्मू, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह- प्राध्यापक , औषधी विभाग 


सह. प्राध्यापक , औषधी विभाग 


डॉ0 उमेश कुमार ओझा, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 
13 . डॉ0 केदार नाथ सिंह, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह- प्राध्यापक , औषधी विभाग 


डॉ0 पृथ्वीस सरकार, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह- प्राध्यापक, औषधी विभाग 


डॉ0 उमा शंकर प्रसाद , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


16 . डॉ0 विन्देश्वरी चैधरी, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह. प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग 
सह. प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग 
सह. प्राध्यापक, सर्जरी विभाग 
सह. प्राध्यापक, सर्जरी विभाग 


17 


डॉ0 दिनेश प्रसाद भदानी , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । । 


सह. प्राध्यापक , सर्जरी विभाग 


18 _ डॉ0 दिपेन्दु कुमार सिन्हा, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 
19 डॉ0 मिलिन्द कुमार सिन्हा, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 
20 _ डॉ0 दिवाकर हाँसदा, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 
21 डॉ0 अरूण कुमार वरनवाल , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह. प्राध्यापक, सर्जरी विभाग 


सह. प्राध्यापक, सर्जरी विभाग 


22 डॉ0 राम दास नागेश, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह. प्राध्यापक , सर्जरी विभाग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 29 , जून , 2015 


सहायक प्राध्यापक का नाम 


प्रोन्नति दिये जाने वाले पद का 

नाम विभाग का नाम 


23 डॉ0 द्विवेदी पनाग भूषण, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह. प्राध्यापक , अर्थोपेडिक्स विभाग 


सह. प्राध्यापक , अर्थोपेडिक्स विभाग 


24 _ डॉ0 गौरी शंकर बराईक, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 
25 _ डॉ0 अनिल कुमार ठाकुर , पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह . प्राध्यापक, इ0 एन0 टी0 विभाग 


26 डॉ0 सत्योत्तम भगत, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह. प्राध्यापक , इ0 एन0 टी0 विभाग 


27 डॉ0 ( श्रीमती) बनमाला वर्मा, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । 


सह . प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग 


28 डॉ0 ( श्रीमती) प्रतीभा राय, पी0 एम0 सी0 एच0 , धनबाद । । 


सह. प्राध्यापक , स्त्री एवं प्रसुति रोग 


विभाग 


29 डॉ० सरोज साहा, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह. प्राध्यापक , स्त्री एवं प्रसुति रोग 
विभाग 


30 डॉ0 नीलम चौधरी, एम0 जी0 एम0 , जमशेदपुर । 


सह. प्राध्यापक , फिजियोलॉजी विभाग 


2 . यह प्रोन्नति योगदान ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा | 

3 . यदि उक्त प्रोन्नति में भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो प्रोन्नति को रद्द करने के लिए 
विभाग स्वतंत्र होगा तथा आर्थिक लाभ प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 6 6 – 50 | 


